रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/ 99 


REGD . NO . D L .-33004/ 99 


hami 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 





- 


- 


भाग II - खण्ड 3 - उप- खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 Sub -section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


D 


सं . 96 ] 
No. 961 


नई दिल्ली , बुधवार , फरवरी 16 , 2000 / माघ 27 , 1921 
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 16 , 2000 /MAGHA 27 , 1921 


- 


- 


भारतीय जीवन बीमा निगम 

अधिसूचना 
मुम्बई, 16 फरवरी, 2000 


का . आ . 129( अ ). - भारतीय जीवन बीमा निगम , जीवन बीमा अधिनियम , 1956 ( 1956 का 31 ) की धारा 49 में अन्तर्निहित 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्र सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त कर भारतीय जीवन बीमा निगम विनियम, 1998 ( प्रशिक्षु विकास अधिकारियों 
की भर्ती) में निम्नलिखित संशोधन करता है । 


संक्षिप्त शीर्षक व प्रारंभ 


1. (i ) ये विनियम भारतीय जीवन बीमा अधिनियम ( प्रशिक्षु विकास अधिकारियों की भर्ती) ( संशोधित ) विनियम, 1999 कहे जायेंगे । 


( ii ) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे । 


2. भारतीय जीवन बीमा निगम ( प्रशिक्षु विकास अधिकारियों की भर्ती ) विनियम, 1998 में : 


(i ) संक्षिप्त शीर्षक व प्रारंभ से संबंधित पैरा 1 के सब - पैरा ( 1 ) में संख्या “ 1998 के स्थान पर " 1999 " प्रतिस्थापित होगा । 
(ii) पैराग्राफ 12 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित होगा : 

" ( 12 ) व्याख्या 


अध्यक्ष विनियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए समय- समय यथा आवश्यक अनुदेश जारी कर सकते हैं । इन विनियमों के प्रावधानों 
की व्याख्या के संबंध में संदेह होने पर मामले का निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा किया जायेगा । " 

[ एफ . नं. 4( 5 )/ इन्श् . III/ 88 ] 
जी. पी . कोहली, प्रबन्ध निदेशक 


148 ( 1 : 2000 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC. 3 ( ii )] 


LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA 

NOTIFICATION 
Mumbai, the 16th February , 2000 


S . O . 129 ( E ). - In exercise of the powers conferred by section 49 of the Life Insurance Act, 1956 ( 31 of 1956 ), 
and with the previous approval of the Central Government, the Life Insurance Corporation of India hereby makes the 
following amendments in the Life Insurance Corporation of India (Recruitment of Apprentice Development Officers ) 
Regulations, 1998 , namely : 
Short title and commencement : 

(1) These regulations may be called the Life Insurance Corporation of India (Recruitment of Apprentice 
Development Officers ) ( Amendnient) Regulations, 1999 . 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 

2 In the Life Insurance Corporation of India (Recruitment of Apprentice Development Officers ) Regulations, 
1998 , 

(i) in para 1, in sub -para (1) relating to Short title and commencement, for the numbers “ 1998” , the numbers 

“ 1999 " shall be substituted ; 
(ii) for paragraph 12 , the following paragraph shall be substituted, namely : -- 

" 12 Interpretation : 
The Chairman may, from time to time, issue such instructions as may be necessary to give cffect to and carry out 
the provisions of the Regulations. If any doubt arises as regards the interpretation of any ofprovisions of these 
regulations, the matter shall be decided by the Central Government." 

[F .No. 4 ( 5 )/Ins. III /88 ] 


G .P . KOHLI,Managing Director 


l inted by the Manager. Met of dia Press. Ring Roadt . Mavapuri. Now leth - 1117 (164 

und Published by thic Controller otº Publications, Delhi- 110054 


